निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 10 भाद्र 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 486 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 सितम्बर 2011 


उद्योग विभाग 


- 


- - 


अधिसूचना 

17 अगस्त 2011 
विषय :- ऊर्जा विभाग के संकल्प संख्या 2845, दिनांक 24 जून 2011 द्वारा निर्गत "बिहार नवीन एवं नवीकरणीय 

ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011 " के तहत् उद्योग विभाग से संबंधित मैचिंग अधिसूचना । 

सं0 4तकoविविध – बी0 62 / 11 - 1043 — उक्त नीति की कंडिका - 5. 2 में यह प्रावधान किया गया है, All 
New and Renewable Energy Projects shall be entitled to avail the facilities available 
under prevalent Industrial Incentive Policy, and such other policies of the Govt. of 
Bihar." 

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कंडिका 9 में प्रावधान है "किसी भी इकाई, नई अथवा कार्यरत , को 
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के प्रावधानों के तहत् देय सुविधाएँ तभी प्रदत्त होंगी, जबकि उस इकाई में उक्त 
मद में देय सुविधाएँ , सरकार की किसी अन्य नीति के तहत् प्राप्त नहीं किया गया हो । इकाइयाँ सुविधाएँ लेते समय 
इस आशय का घोषणा – पत्र प्रस्तुत करेंगे । " 

उपर्युक्त दोनों नीतियों में समान ( Similar ) सुविधाएँ किसी एक ही नीति के अन्तर्गत देय होगी ; साथ ही 
एक ही मद ( Component ) के लिए दोनों नीतियों के तहत् आंशिक लाभ के हकदार नहीं होंगे । असमान सुविधाएँ, 
जिस नीति के अन्तर्गत प्रावधान होगा , उससे प्राप्त हो सकेगी । इकाइयाँ सुविधाएँ लेते समय इस आशय का 
घोषणा – पत्र प्रस्तुत करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 सितम्बर 2011 
सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की परियोजनाओं को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत् 
सुविधाएँ , इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ, देय होंगी । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा 
इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0 ) अस्पष्ट , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 486- 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


